निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 कार्तिक 1933 ( श ) 
( सं0 पटना 643 ) पटना, वृहस्पतिवार , 17 नवम्बर 2011 


जल संसाधन विभाग 


- - - - - - - 


अधिसूचना 

23 सितम्बर 2011 
सं0 22 / नि०सि० (डि0) -14- 09 / 2007 / 1195 — श्री गुलाम रब्बानी, तत्कालीन, कार्यपालक अभियन्ता, सोन 
आधुनिकीकरण प्रमण्डल , सासाराम, शिo - डिहरी के पदस्थापन अवधि में उक्त प्रमण्डल अन्तर्गत अकोढ़ीगोला से 
नोखा के बीच बक्सर शाखा नहर के 0.00 कि0मी0 से 2.92 कि0मी0 तक नहर सेवा पथ निर्माण कार्य में पायी गयी 
अनियमितता की जॉच उड़नदस्ता अंचल, पटना से करायी गयी । उक्त के क्रम में उड़नदस्ता अंचल , पटना ने अपने 
पत्रांक 03 दिनांक 31 जनवरी 2007 तथा पत्रांक 08, दिनांक 2 मार्च 2007 द्वारा जाच प्रतिवेदन समर्पित किया । 
समर्पित जाच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री गुलाम रब्बानी के विरुद्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1058 , दिनांक 13 
नवम्बर 2007 द्वारा बरती गयी अनियमितताओं के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई । उनके सेवाकाल में प्रारम्भ की गयी । 
विभागीय कार्यवाही उनके सेवाकाल में पूरी नहीं हो पाने के कारण विभागीय आदेश 136 सह पठित ज्ञापांक 741, 
दिनांक 29 जुलाई 2009 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम - 43 बी0 के तहत 
सम्परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया । उक्त के क्रम में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 40, दिनांक 15 फरवरी 
2011 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी तथा समीक्षोपरान्त पाया गया कि मेटल 
ग्रेड - II एवं III के ओभर साईज पाये जाने का आरोप किसी जॉचफल पर आधारित नहीं है एवं क्षेत्रीय गुण 


नियंत्रण संगठन द्वारा भी मेटल ग्रेड - II एवं III के जाचफल पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं है , तथा साथ 
ही कालीकरण / कारपेंटिग कार्य के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं है । कालीकरण कार्य की मुटाई 14 


बिहार गजट ( असाधारण ), 17 नवम्बर 2011 
मि0 मी0 से 15 मि0 मी0 पाये जाने का भी जिक्र नहीं है । क्षेत्रीय गुण नियंत्रण संगठन द्वारा भी कालीकरण कार्य 
की गुणवत्ता को संतोषप्रद पाया गया है । अतः श्री गुलाम रब्बानी, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता सम्प्रति 
सेवा -निवृत्त को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया है । 

___ उक्त निर्णय के आलोक में श्री गुलाम रब्बानी, कार्यपालक अभियन्ता ( सेवा -निवृत्त ) को आरोप मुक्त किया 
जाता है । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


भरत झा , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 643 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


